thi 


U 


. 


. 


. 


VSSAYA 
सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या - 1114 राँची, मंगलवार , 


11 दिसम्बर , 2018 (ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर , 2018 ई. । 


संख्या-10/विविध -1013/ 2008 ( खण्ड-III )- 6638-- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड , राँची के अधिसूचना संख्या- 4335 , दिनांक 5 अगस्त , 2016 द्वारा पुनर्गठित 
झारखण्ड/ वनांचल आन्दोलनकारी एवं जयप्रकाश आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की अवधि 
विभागीय अधिसूचना संख्या -1948, दिनांक 4 अप्रैल , 2018 द्वारा , दिनांक 9 अगस्त , 2018 तक 
विस्तारित थी । इस आयोग की कार्यावधि दिनांक 10 अगस्त, 2018 से अगले एक वर्ष, दिनांक 
9 अगस्त , 2019 तक , अंतिम रूप से विस्तारित की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राधे श्याम प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1114 -- 50 


